MAN 


A 


सत्यमेव जयते 


झारखण्ड गजट 

साधारण अंक 
झारखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित 

5 फाल्गुन , 1937 ( २०) 
संख्या 6 राँची, बुधवार 

24 फरवरी, 2016 ( ई० ) 

विषय - सूची 


पृष्ठ 


भाग 1 -नियुक्ति , पदस्थापन, बदली, शक्ति , छुट्टी 2 4 .31 

और अन्य वैयक्तिक सूचनाएँ । 
भाग 1 - क - स्वयंसेवक गुरुओं के समादेष्टाओं के 
आदेश । 
भाग 1 - ख - मैट्रिकुलेसन, आई. ए., आई. एस. सी., बी. ए , 
बी. एस. सी., एम. ए., एम. ए. सी ., लॉ भाग1 और 
2 , एम . बी . बी . एस ., बी . सी . ई.,डिप०. इन - एड ., 
मुख्तारी परीक्षाओं के परीक्षाफल, कार्यक्रम 
छात्रवृत्ति प्रदान आदि । 
भाग 1- ग -शिक्षा संबंधी सूचनाएँ, परीक्षाफल आदि । 
भाग-2 - झारखण्ड राज्यपाल और कार्याध्यक्षो द्वारा 
भाग-2 - झारखण्ड राज्यपाल और कार्याध्यक्षो द्वारा 
निकले गये विनियम, आदेश, अधिसूचनाएँ 
एवं नियम आदि । 
भाग 3 - भारत सरकार, पश्चिम बंगाल सरकार और 
उच्च न्यायालय के आदेश, अधिसूचनाएं और नियम 
भारत गज़ट और राज्य गज़टों से उद्धरण । 


भाग- 4 - झारखण्ड अधिनियम 

भाग-5 - झारखण्ड विधान सभा में पुरःअस्थापित 
विधेयक, उक्त विधान- मंडल में उप- स्थापित या 
उपस्थापित किए जानेवाले प्रवर समितियों के 
प्रतिवेदन और उक्त विधान मंडल में पुरःस्थापन के 
पूर्व प्रकाशित विधेयक | 
भाग-7 - संसद के अधिनियम जिन पर राष्ट्रपति 
एम. एस. और की अनुमति मिल चुकी है । 
भाग-8 . भारत की संसद में पुरःस्थापित विधेयक , 

संसद में उपस्थित प्रवर समितियों के प्रतिवेदन और 
संसद में पुरःस्थापन के पूर्व प्रकाशित विधेयक । 
भाग-9 . विज्ञापन 
भाग-9 : क - वन विभाग की नीलामी संबंधी सूचनाएं 
भाग-9 . ख- निविदा सूचनाएँ, परिवहन सूचनाएँ, 
न्यायालय सूचनाएँ और सर्वसाधारण सूचनाएँ 
इत्यादि । 
पूरक .. 
पूरक अ 


25 


झारखण्ड गजट (साधारण) बुधवार , बुधवार , 24 फरवरी, 2016 


भाग 1 
नियुक्ति, पदस्थापन , बदली, शक्ति , छुट्टी और अन्य वैयक्तिक सूचनाएँ 


कल्याण विभाग । 


अधिसूचना 

__ 1 जून , 2015 
संख्या- 8/ ह०स०पुनर्गठन- ४५. २०१४. १६२०, हज समिति अधिनियम 2002 की धारा 18 के 
आलोक में विभागीय अधिसूचना संख्या- 2560, दिनांक 17 अक्टूबर 2014 द्वारा गठित झारखण्ड 
राज्य हज समिति से निम्न मनोनित सदस्यों की सदस्यता उनके विधानसभा सदस्य न रह 
जाने के आलोक में समाप्त की जाती है . 
_ a) श्री मन्नान मल्लिक , स०वि०स०, 

धनबाद । 
b) डॉ० सरफराज अहमद, स०वि०स० , 

गाण्डेय, गिरिडीह । 
c) मो० निजामुद्दीन अन्सारी, स०वि०स० , 

राजधनवार । 
2. उक्त धारा के आलोक में उपरोक्त के स्थान पर निम्नांकित माननीय सदस्य , झारखण्ड 
विधानसभा को झारखण्ड राज्य हज समिति में सदस्य के रूप में मनोनयन किया जाता है। 
a) श्री आलमगीर आलम , स०वि०स० , 

पाकुड़ । 
b ) श्री इरफान अंसारी, स०वि०स०, 

जामताड़ा । 
3. नव मनोनित सदस्यों का कार्यकाल विभागीय अधिसूचना संख्या- 2560 दिनांक 
17 अक्टूबर , 2014 के निर्गत तिथि से तीन वर्षों का रहेगा | 
4. उक्त अधिसूचना संख्या- 2560, दिनांक 17 अक्टूबर, 2014 को इस हद तक संशोधित किया 
किया जाता है । 

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से , 

नुरूल होदा , 
सरकार के उप सचिव । 


26 


झारखण्ड गजट ( साधारण) बुधवार, 24 फरवरी, 2016 


सदस्य 


सदस्य 


सदस्य 


अधिसूचना 

17 अक्टूबर , 2 0 14 
संख्या- 8/ ह. स. पुनर्गठन- ४५. २०१४. २५६०.. हज समिति अधिनियम 2002 की धारा 18 
के आलोक में झारखण्ड राज्य हज समिति का गठन करते हुए इसके सदस्यों का मनोनयन 
निम्न प्रकार से किया जाता है। 
1 श्री मन्नान मल्लिक , स०वि०स०, धनबाद 

सदस्य 
2 डा० सरफराज अहमद, स०वि०स०, गाण्डेय, गिरिडीह 

सदस्य 
मो० निजामुद्दीन अन्सारी, स०वि०स०, राजधनवार 

सदस्य 
श्री वाहिद खाँ, उपाध्यक्ष , चास नगरपालिका, बोकारो 
मो० फिरोज अन्सारी, उपाध्यक्ष, 
चिरकुण्डा नगरपालिका, धनबाद 
श्री मुन्ना राईन, वार्ड पार्षद , वार्ड न०-6 , 
पहाड़ी मुहल्ला, डालटनगंज, पलामू 
श्री इकबाल फातमी, जेनरल सेक्रेटरी , 
जाफरी एजुकेशनल , सेक्टर- 2 धुर्वा, राँची । 
श्री मौलाना कारी अयुब, तालिमी उमूर 
एदार ए. शरिया, राँची 
मो० खुर्शीद हसन रूमी , सदस्य , 
एमारत ए. शरिया, राँची । 

सदस्य 
श्री शेख बदरूद्दीन , सरपरस्त , 
महाजिर अन्सार मस्जिद जाकिरनगर, जमशेदपुर 
श्री मंजुर अहमद अन्सारी, वर्किंग प्रेसिडेण्ट , 

ऑल इण्डिया मोमिन कॉन्फ्रेंस, इरबा, राँची 
12 मो० ऐनुल होदा , सचिव, जामा मस्जिद , 
पनाहकोला, मधुपुर, देवघर 

सदस्य 
13 हाजी महमुद आलम , सदस्य , 

कबीर वेलफेयर ट्रस्ट, जमशेदपुर | 


सदस्य 


सदस्य 


सदस्य 


सदस्य 


सदस्य 


झारखण्ड गजट (साधारण) बुधवार, बुधवार , 24 फरवरी, 2016 
14 हाजी सौकत अली, सरपरस्त, जामा मस्जिद , 
कडरू, राँची । 

सदस्य 
15 अध्यक्ष, झारखण्ड राज्य सुन्नी वक्फ बोर्ड , राँची । पदेन सदस्य । 
16 कार्यकारी पदाधिकारी, राज्य हज समिति , 
झारखण्ड , राँची । 

पदेन सदस्य । 
2 . हज समिति अधिनियम 2002 की धारा 21 के अन्तर्गत उपर्युक्त सदस्यों द्वारा 45 
( पैंतालीस ) दिनों के अन्दर राज्य सरकार द्वारा निर्धारित एवं आहूत प्रथम बैठक में सदस्यों में से 
से ही एक अध्यक्ष का चुनाव किया जाएगा । 
3 . हज समिति के सदस्यों का कार्यकाल उक्त अधिनियम की धारा 19 के तहत अधिसूचना 
निर्गत की तिथि से तीन (3) वर्षों का होगा | 
4 . झारखण्ड राज्य हज समिति से संबंधित अन्य आवश्यक बातें हज समिति अधिनियम 
2002 के प्रावधानों के अनुरूप होगी | 


झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से, 

नुरूल होदा, 
सरकार के उप सचिव । 


28 


झारखण्ड गजट ( साधारण) बुधवार, 24 फरवरी, 2016 


कार्मिक , प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग | 


अधिसूचना 

9 फरवरी, 2016 
संख्या- 1/ विविध- 818/ 09 का . . 1167 -- श्री हर्ष मंगला, भा . प्र. से. ( झाः08 ), 
उपायुक्त , गोड्डा, झारखण्ड को अखिल भारतीय सेवाएं ( छुट्टी) नियमावली 1955 के 
नियम 18 (B) के तहत दिनांक 03 फरवरी, 2016 से 15 फरवरी, 2016 तक कुल 
13 दिनों के पितृत्व अवकाश की स्वीकृति दी जाती है । 

___ 2. इनके अवकाश अवधि में उप विकास आयुक्त , गोड्डा दैनिक कार्यों 
के प्रभार में रहेंगे। 


झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से , 

अरूण कुमार सिन्हा, 
सरकार के अवर सचिव | 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


अधिसूचना 

12 जनवरी, 2016 
संख्या- 1/ विविध- 821/ 2012 का . . 288 -- श्री अशोक कुमार शर्मा, भा . प्र. से . 
झाः98 ), अपर सदस्य, राजस्व पर्षद , झारखण्ड , राँची को अखिल भारतीय सेवाएं 
( छुट्टी) नियमावली 1955 के नियम 10,11, 12 , 13 ,15 एवं 20 के तहत दिनांक 
29 जनवरी, 2016 से 7 फरवरी, 2016 तक कुल 10 दिनों के उपार्जित अवकाश की 
स्वीकृति दी जाती है तथा दिनांक 29 जनवरी, 2016 से मुख्यालय छोड़ने की 
अनुमति प्रदान की जाती है । 

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से , 

अरूण कुमार सिन्हा, 
सरकार के अवर सचिव । 


27 1 


__ झारखण्ड गजट ( साधारण) बुधवार , बुधवार, 24 फरवरी, 2016 

अधिसूचना 
27 जनवरी, 2016 

2016 
संख्या . 4 / नि०सं० .12 -0 8 / 2 0 15 का . 644 / झारखण्ड प्रशासनिक सेवा की 
श्रीमती उषा मुण्डू, कार्यपालक दण्डाधिकारी , सिमडेगा द्वारा दिनांक 
31 जुलाई, 2 0 15 से 27 सितम्बर , 2 0 15 तक उपभोग किये गये उपार्जित अवकाश 
को झारखण्ड सेवा संहिता के नियम 2 27 , 230 एवं 248 के तहत स्वीकृत किया 
जाता है । 

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से , 

एच० के० सुधांशु, 
सरकार के अवर सचिव । 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


- 


अधिसूचना 
29 जनवरी, 2016 


संख्या- 3 / नि०सं०. 9 - 3 1/ 2 0 14 का०. 76 5 .. झारखण्ड प्रशासनिक सेवा के श्री 
चन्द्र किशोर मंडल, बंदोवस्त पदाधिकारी, राँची का ( क) दिनांक 14 सितम्बर, 
2 0 15 से दिनांक 23 सितम्बर, 2015 तक उपार्जित अवकाश झारखण्ड सेवा 
संहिता के नियम 2 27 , 230 एवं 248 के तहत तथा ( ख ) दिनांक 24 अक्टूबर, 
2 0 15 को राजपत्रित अवकाश एवं 25 अक्टूबर, 2015 को रविवारीय अवकाश 
उपभोग की अनुमति के रूप में स्वीकृत किया जाता है । 


झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से , 

एच० के० सुधाँशु 
सरकार के अवर सचिव | 


झारखण्ड गजट ( साधारण) बुधवार, 24 फरवरी, 2016 


अधिसूचना 
1 फरवरी, 2016 


संख्या-3 / नि०सं०. 09 - 14 8/ 2 0 14 का०. 815 .. झारखण्ड प्रशासनिक सेवा 
के श्री शिव नारायण यादव, जिला पंचायती राज पदाधिकारी, दुमका का दिनांक 
30 दिसम्बर , 2 0 12 से दिनांक 31 दिसम्बर, 2012 तक उपार्जित अवकाश 
झारखण्ड सेवा संहिता के नियम 2 27 , 230 एवं 248 के तहत स्वीकृत किया 
जाता है । 


झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से , 

एच०के० सुधाँशु, 
सरकार के अवर सचिव । 


अधिसूचना 
1 फरवरी, 2016 


संख्या-03/ नि०सं०- 09 - 37 / 2015 का० 8 16 - झारखण्ड प्रशासनिक सेवा के श्री 
अमित प्रकाश, भूमि सुधार उप समाहर्ता, साहेबगंज को दिनांक 29 जून, 20 15 से 
3 अगस्त , 2015 तक उपार्जित अवकाश झारखण्ड सेवा संहिता के नियम 227 , 
2 30 एवं 248 के तहत् स्वीकृत किया जाता है | 


झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से , 

एच० के० सुधाँशु, 
सरकार के अवर सचिव । 


झारखण्ड गजट (साधारण) बुधवार, बुधवार , 24 फरवरी, 2016 


प्रकाशनार्थ सूचना 
मैं PRATEEK पुत्र SUJAN SINGH शपथ पत्र सं० 10 6 दिनांक 16 फरवरी, 2016 के 
अनुसार PRATEEK SINGH के नाम से जाना जाऊँगा | 

PRATEEK एवं PRATEEK SINGH दोनों एक ही व्यक्ति का नाम है | 


LOWER KUSAI 
NEAR 56 SET , 
KUMHAR TOLI 
P . O . + P. S . DORANDA 
DISTRICT - RANCHI 
JHARKHAND 


अधीक्षक, झारखण्ड राजकीय मुद्रणालय , राँची द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित , 

झारखण्ड गजट ( साधारण) 6 – 50 । 


